CE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 अग्रहायण , 1939 ( श० ) 


संख्या- 953 राँची, सोमवार , 


11 दिसम्बर, 2017 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
4 अक्टूबर , 2017 


संख्या-13/वरीय स्था० पद० - 01/ 2016 का०-10268 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री श्याम लाल सरोज , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश , 
महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिये फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट , गुमला को अगले आदेश तक प्रधान 
न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , गुमला के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 13/वरीय स्था० पद० -01/ 2016 का०- 10269 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री महेश चन्द्र वर्मा, अपर न्यायायुक्त - सह-विशेष न्यायाधीश, महिलाओं के विरुद्ध 
अपराधों के लिये फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट , राँची को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, 
गढ़वा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-13/वरीय स्था० पद०-01/ 2016 का० - 10270 - झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री राकेश कुमार सिंह , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , जमशेदपुर को अगले आदेश तक 
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , गोड्डा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 11 दिसम्बर , 2017 


संख्या -13/ वरीय स्था० पद०- 01/ 2016 का०- 10271-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक श्री प्रदीप कुमार चौबे, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गिरिडीह को अगले आदेश तक 
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , पाकुड़ के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या- 13/वरीय स्था० पद० -01/ 2016 का०- 10272 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री रवि शंकर उपाध्याय , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बोकारो को अगले आदेश 
तक पीठासीन पदाधिकारी , राज्य परिवहन अपीलीय, न्यायाधिकरण , राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -13/ वरीय स्था० पद०- 01/ 2016 का०- 10273-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्रीमती संजीता श्रीवास्तव , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गिरिडीह को अगले आदेश 
तक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश - सह -विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई०, धनबाद के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 13/ वरीय स्था० पद० - 01 / 2016 का० - 10274 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की 
अनुशंसा के आलोक में श्री सैयद मतलूब हुसैन , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह-विशेष 
न्यायाधीश , सी०बी०आई०, धनबाद को अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी , श्रम न्यायालय , 
हजारीबाग के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण 
विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 

संख्या- 13/वरीय स्था० पद० -01/ 2016 का०- 10275 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री बिपिन बिहारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छूटी को अगले आदेश तक 
अध्यक्ष , अपीलीय न्यायाधिकरण, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार , राँची के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी 
जाती है । 

संख्या-13/वरीय स्था० पद० - 01/ 2016 का० - 10276 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री सौरभ कुमार गौतम , न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी - सह - अपर सिविल जज 
( जूनियर डिवीज़न ), राँची को अगले आदेश तक प्रशासी पदाधिकारी , न्यायिक अकादमी, झारखण्ड , 
राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा न्यायिक अकादमी, झारखण्ड के 
शासी निकाय को सौंपी जाती है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 953-- 50 


